PARTI ] 


HARYANA GOVT . GAZ ., SEPT . 1, 2009 ( BHDR. 10 , 1931 SAKA) 


581 


गृह 

विभाग 


आदेश 


दिनांक 20 अगस्त, 2009 


. 


संख्या 9990/ पी -4. - चूंकि , भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 6 के अधीन जारी हरियाणा सरकार, गृह 
विभाग, अधिसूचना संख्या 257/ पी -4, दिनांक 6 जनवरी, 2009, में वर्णित भूमि, सरकार द्वारा, सरकारी खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् गांव 
बहरौला, तहसील पलवल, जिला फरीदाबाद (अब जिला पलवल में ) में पुलिस लाईन , भवन तथा इसके कर्मचारियों के लिए रिहायशी मकानों के 
निर्माण हेतु अपेक्षित घोषित की गई है । 
इसलिए, अब, भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 

हरियाणा 
के राज्यपाल , इसके द्वारा भूमि अर्जन कलक्टर -एवं- उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) पलवल , जिला पलवल को निर्देश देते हैं कि पूर्वोक्त 
अधिसूचना के साथ प्रकाशित घोषणा से संलग्न विशिष्टियों में वर्णित भूमि के अर्जन के लिए आदेश लें । 

कृष्ण मोहन , 
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार , 

गृह विभाग, चण्डीगढ़ । 


HOME DEPARTMENT 


Order 


The 20th August, 2009 


No. 9990/ P - 4. - Whereas, the land described in the Haryana Government, Home Department , notification 
No. 257/P - 4 , dated the 6th January, 2009 , issued under Section 6 of theLand Acquisition Act, 1894 ( Act 1 of 1894 ), has 
been declared to be needed by the Government, at public expense , for a public purpose, namely, for the construction of 
buildings of Police Lines and staff quarters in Village Bahrola, Tehsil Palwal, District Faridabad (now in District 
Palwal). 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the Land Acquisition Act, 1894 ( Act 1 of 
1894 ), the Governor of Haryana hereby directs the Land Acquisition Collector-cum- Sub Divisional Officer ( Civil ) 
Palwal, District Palwal to take order for the acquisition of land described in the specifications appended to the 
declaration published with the aforesaid notification . 


KRISHNA MOHAN , 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 
Government, Haryana, Home Department, Chandigarh . 


गृह विभाग 


दिनांक 24 अगस्त, 2009 


संख्या 10087/ पी -4. - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि , सरकार द्वारा, सरकारी 
खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् गांव बना मदनपुर, तहसील तथा जिला पंचकूला में , तैनात पुलिस कर्मियों के लिए भवन के निर्माण हेतु 
अपेक्षित है । जिसके लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 4 के अधीन हरियाणा सरकार , गृह विभाग , 
अधिसूचना संख्या 11141/ पी -4, दिनांक 28 अगस्त, 2008 को प्रकाशित की गई है । इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्टि 
में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1 ) की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी 
के लिए की जाती है , जिनका इससे सम्बन्ध है । 

भूमि के नक्शों का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी - एवं - भूमि अर्जन कलक्टर, पंचकूला, के कार्यालय में किया जा सकता है । 


. 


582 


HARYANA GOVT. GAZ. , SEPT . 1, 2009 ( BHDR. 10, 1931 SAKA) 


[ PARTI 


. 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र 


भूमि का विवरण 


टिप्पणी 
बीघा बिसवा 


1 


2 


3 


5 


पंचकूला 


पंचकूला 


बना 


खसरा संख्या 20/11 


4 


1 


मदनपुर 


खसरा संख्या 20/2/2 


3 


3 


का राजस्व क्षेत्र 


खसरा संख्या 20/2/1 


4 


11 


हदबस्त संख्या 231 


कुल रकबा 


11 


15 


कुल क्षेत्रफल 1 एकड़ 3 कनाल तथा 15 मरला 


कृष्ण मोहन , 


वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार, 

गृह विभाग , चण्डीगढ़ । 


HOME DEPARTMENT 


The 24th August, 2009 
No. 10087/P -4.- Whereas , the Governor of Haryana is satisfied that the land described in the specifications 
below is needed by the Government, at public expense , for a public purpose, namely , for the construction ofbuilding 
of Police personnel posted in Panchkula , at Village Bana Madanpur, Hadbast Number , 231 , Tehsil and District 
Panchkula , for which Haryana Government , Home Department , notification No. 11141/ P-4 , dated 28th August , 2008, 
under Section 4 for the Land Acquisition Act, 1894 ( Act 1 of 1894 ), has been published, it is hereby declared that the 
land described in the specifications below is needed for the above purpose . 

This declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 ( Act 1 of 1894 ), 
for the information of all to whom it may concern . 

Plans of the land may be inspected in the office of the District Revenue Officer- cum - Land Acquisition Collector, 
Panchkula. 

Specification 


- 


District 


Tehsil 


Locality 


Description of Land 


Remarks 
Kanal Marla 


1 


2 


3 


4 


5 


Panchkula Panchkula 


Khasra No.20/ 11 


4 


1 


Revenue area of 
Village Bana 
Madanpur 
H. B. No. 231 


Khasra No. 20/2/2 


3 


3 


Khasra No. 20/2/1 


4 


11 


Total land 


11 


15 


1 Acre 3 Kanal and 15 Marlas 


KRISHNA MOHAN , 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 
Government, Haryana, Home Department, Chandigarh . 


